अग्निशमन विभाग - 


विलियम (बिल) फीहान हमेशा से फायरमैन बनना 
चाहते थे. उनके पिता भी एक फायरमैन थे, और बिल 
जानते थे कि उनके लिए भी वही जीवन ठीक होगा. 


इसलिए, 959 में, बिल सबसे बड़े अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क 
शहर के, सबसे बड़े अमेरिकी अग्निशमन विभाग में शामिल हो 
गए. और वो तरंत अपने काम से प्यार करने लगे - उन्हें आग 
बझाना पसंद था! 

उन्हें जलती इमारतों में भागना और लोगों को बचाना पसंद 
था. बिल को नहीं पता था कि वो इस काम को क्‍यों पसंद करते 
थे. बस उनको उसमें मज़ा आता था. अग्निशमन उन बहादुर 
लोगों के लिए एक नौकरी होती है जो खतरों से नहीं डरते हैं और 
जो हे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. 
और फीहान ने एक फायरमैन के रूप में इतनी बहादुरी 
दिखाई कि उन्हें बार-बार पदोन्‍नति मिली - न्यूयॉक शहर के 
अग्निशमन विभाग के उच्चतम पद तक. 


फीहान को अग्निशमन विभाग के लिए काम करना इतना 
पसंद था कि जब वो पैंसठ वर्ष की आय में सेवानिवत्ति तक 
पहुँचे, तब उन्होंने सेवानिवत्त होने से इंकार कर दिया. मैं रिटायर 
क्यों होऊ? उन्होंने सोचा. मैं रिटायर होने के बाद फिर क्‍या 
करूंगा? इसलिए फीहान रुके रहे और काम करते रहे. पर अब 
सत्तर साल की उम्र में वो अब आग नहीं बझा रहे थे. उसकी 
बजाय, अब डिप्टी कमिश्नर होने की हैसियत से वो एक डेस्क- 
जॉब कर रहे थे. अगर कोई भीषण आग लगती, तो उनका काम 
दूसरे दमकलकर्मियों को यह बताना होता 
कि उससे कैसे निपटा जाए. लेकिन वो 
हमेशा अपना फायर-कोट और हेलमेट 
अपनी कार की डिककी में रखते थे. शायद 
कोई मौका आता तब वो एक बार फिर से 
हरकत में आ सकते थे. 


५2०)0720087 //, 20०7 


फीहान को इस बात का पता नहीं था कि 44 सितंबर 2004 की 
सबह जब वो उठे तो वो दिन आ गया था 


सबह 9:00 बजे से ठीक पहले यह सनने के बाद कि एक हवाई 
जहाज एक इमारत से टकरा गया था, फीहान के सहायक ने उन्हें 
खिड़की पर बलाया, जहाँ उन्होंने कछ भयानक देखा: वल्ड ट्रेड सेंटर के 
जड़वां टावरों में से एक में, काला धओआँ निकल रहा था. वे दोनों 
न्‍्ययॉक शहर में सबसे ऊंची गगनचंबी चुंबी इमारतें थीं. फिर फीहान ने 
वही किया जो कोई भी सच्चा-नीला फायरमैन करता: वो अग्नि-स्थल 
की ओर दौड़े. जब तक इकहत्तर वर्षीय डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचे 
अपना हेलमेट और फायर-कोट पकड़े, तब तक दूसरा विमान वल्ड ट्रेड 
सेंटर की दूसरी टावर से टकरा चुका था. यह कोई दुर्घटना नहीं थी 
बल्कि हिंसा का एक जानबझकर किया गया कार्य था. वो एक 
आतंकवादी संगठन का काये था! जब हर कोई अपनी जान बचाकर 
भाग रहा था, जलती इमारतों से बचने के लिए हाथ-पांव मार रहा था 
फीहान और अन्य सभी दमकलकर्मी आग में फंसे लोगों को बचाने के 
लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे. जब वे यह कर रहे थे, तब 
कछ बहूत ब॒रा हुआ : पहले एक मीनार ढह गई और फिर दूसरी 
उसने केई लोगों को मार डाला, जिनमें से कई फायरमैन शामिल थे 
जिनमें ... बिल फीहान भी शामिल थे 


बिल फीहान जैसे फायरमैन आग बाते हैं. आपातकालीन 
कर्मचारियों की तरह वो लोगों की जान बचाते थें. वे अपनी जान 
जोखिम में डालते हैं. यही उनका काम है. और वे इस काम से कभी 
भी प्रसिद्ध होने की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं. इस कारण से, वे 
शायद सभी शांतिपूर्ण नायकों में सबसे निस्वार्थ हैं. उनके बिना भल्रा 
हम क्‍या करेंगे? 


